IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र, 1939 ( श० ) 


संख्या - 684 राँची, गुरुवार , 


7 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
17 जून , 2017 


संख्या -1/ पी०- 105 / 2015 का .- 7250 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री शैलेश 
कुमार सिंह, भा . प्र. से . ( झाः1991) को अगले आदेश तक निदेशक , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन 
संस्थान, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-1 / पी० - 105 / 2015 का .- 7251 -- निदेशक , उच्च शिक्षा, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्रीमती मीना ठाकुर , भा. प्र. से . ( झाः2004) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक , प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1/ पी० -105 / 2015 का .- 7252 -- अपर सचिव, कल्याण विभाग , झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री हर्ष मंगला, भा . प्र. से. ( झाः2008) ( अतिरिक्त प्रभार - 
मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, झारखण्ड एवं प्रबंध निदेशक , अल्प 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 7 सितम्बर, 2017 


संख्यक वित्त विकास निगम, झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक निदेशक , उच्च शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या -1/ पी०-105 / 2015 का.- 7253 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के पद 
पर पदस्थापित एवं अधिसूचित उप विकास आयुक्त, लोहरदगा, श्री दिव्यांशु झा , भा .प्र. से . 
( झाः2014) को अगले आदेश तक कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट लेबर वेलफेयर 
सोसायटी , राँची ( स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत ) 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 684 -- 50 


